सत्यमेव जयते 


UDHARY 


1. 


NO 


YANA 


VO 


OF HARS 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No . 11 - 2018/ Ext. ] CHANDIGARH, FRIDAY , JANUARY 19 , 2018 (PAUSA 29 , 1939 SAKA) 

हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 19 जनवरी, 2018 
संख्या 18 / 175 / 2017 - 3क1. - हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम - 10 तथा 
हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18 / 175 / 2017 - 3क1, दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 के 
सन्दर्भ में तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में सभी जारी आदेशों / अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल , इसके 
द्वारा नगरपालिका बवानी खेड़ा, जिला -भिवानी के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्न अनुसार प्रकाशित करते है : 

सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं0 01 : - नगर पालिका सीमा के उत्तरी - पश्चिमी कोने से आरम्भ होकर सीमा के साथ पूर्व दिशा की ओर चलते हुये 
हांसी रोड़ के संगम तक , हांसी रोड़ पर शहर की ओर चलते हुये हांसी चुंगी तक , हांसी रोड़ से दक्षिण दिशा की ओर चलते 
हुये जमालपुर रोड़ को पार करते हुये बाल्मिकी धर्मशाला के आगे से होते हुये मामन पं0 के मकान के सामने वाले चौंक तक, 
चौंक से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये धर्मशाला के कोने तक, धर्मशाला से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये गुलजारी के 
मकान के सामने तक , गुलजारी के मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये रामकिशन सैनी के मकान तक, रामकिशन सैनी 
के मकान से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये रेलवे लाईन के संगम तक , उक्त संगम से पश्चिम दिशा की ओर दादी गोरी 
मन्दिर रोड़ के साथ - 2 चलते हुये नगरपालिका की पश्चिमी सीमा के संगम तक, उक्त संगम से उत्तर की ओर नगरपालिका 
सीमा के साथ - 2 चलते हुये जमालपुर रोड़ के संगम तक , जमालपुर रोड़ पर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये नगरपालिका की 
सीमा के संगम तक , नगर पालिका सीमा के साथ - साथ उत्तर दिशा में चलते हुये, सीमा के उतरी पश्चिमी कोने तक , जोकि 
आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 02 : - सुरेन्द्र बाल्मिकी के मकान वाली गली से आरम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुये हांसी भिवानी रोड़ के 
संगम तक , उक्त रोड़ पर भिवानी की ओर चलते हुये पंजावा के साथ वाली गली के कोने तक, उक्त गली से पश्चिम दिशा की 

ओर चलते हुये पहली गली के कोने तक, उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये तिलकराज के मकान वाली गली तक , 
तिलकराज के मकान से दक्षिण दिशा में चलते हुये सुरजभान के मकान तक, सुरजभान के मकान से रामकिशन के प्लाट तक , 
रामकिशन के प्लाट से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये पन्डितों के दरवाजे के उत्तरी कोने तक, उक्त कोने से पश्चिम दिशा 


( 205 ) 


206 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), JAN . 19 , 2018 (PAUS. 29 , 1939 SAKA ) 


की ओर चलते हुये बजरंग के मकान तक , बजरंग के मकान से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये जयपाल के मकान तक 
जयपाल के मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये अशोक के मकान तक, अशोक के मकान से रामफल के मकान तक , 
रामफल के मकान से महेन्द्र के मकान तक , महेन्द्र के मकान से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये, मन्नी राम के मकान तक , 
मन्नीराम के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुये बाल्मिकी धर्मशाला के कोने तक , उक्त कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते 
हुये सुरेन्द्र बाल्मिकी के मकान वाली गली तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 03 : - हांसी रोड नगरपालिका सीमा से आरम्भ होकर , सीमा के साथ - साथ पूर्व दिशा की ओर चलते हए खेड़ी 
दौलतपुर रोड़ के संगम तक , दौलतपुर रोड़ पर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए रोड़ के साथ - साथ चलते हुये खेड़ी दौलतपुर 
रोड़ पर चलते हुए पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये प्रेम पण्डित के मकान तक, प्रेम पण्डित के मकान से दक्षिण दिशा की ओर 
चलते हुए दीपचन्द के मकान के आगे से होते हुए सतबीर के मकान बाईपास रोड़ के संगम तक, बाईपास रोड़ पर भिवानी की 
ओर चलते हुये हवासिंह के मकान तक , हवा सिंह के मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये सूबेराम के मकान तक , 
सूबेराम के मकान से सत्यवान के मकान के कोने तक सत्यवान के मकान से दक्षिण दिशा की ओर चलते दलबीर के मकान 
तक, दलबीर के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुये धर्मसिंह कनैक्टर के मकान तक , उक्त मकान से ओमप्रकाश के मकान 
तक, ओमप्रकाश के मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये हांसी रोड़ के संगम तक , हांसी रोड़ को पार करते हुए स्कूल 
के कोने तक, उक्त कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये गुरुद्वारे के पीछे वाली गली से होते हुए हांसी रोड़ के संगम तक , 
हांसी रोड़ पर हांसी की ओर चलते हुए शिव कुमार के मकान तक, शिव कुमार के मकान से देसराज के मकान तक, देसराज 
के मकान से बाईपास रोड़ के संगम तक, बाईपास रोड़ से हांसी की ओर चलते हुये, नगरपालिका सीमा के संगम तक , जोकि 
आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 04 : - खेड़ी दौलतपुर प्रेम पण्डित के मकान से आरम्भ होकर, खेड़ी दौलतपुर रोड़ पर पूर्व दिशा की ओर चलते हुये 
नगर पालिका सीमा के संगम तक , नगरपालिका सीमा से सीमा के साथ - साथ दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये पुर रोड़ को 
पार करते हुए प्राईवेट स्कूल के पीछे से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ते हुये पुर रोड़ के संगम तक, पुर रोड़ पर शहर की ओर 
चलते हुये बाईपास रोड़ के संगम तक , बाईपास रोड़ पर हांसी की ओर चलते हुये मन्दिर वाली गली के संगम तक , उक्त गली 
से पश्चिम दिशा में चलते हुए दलबर के मकान तक , दलबीर के मकान से सत्यवान के मकान तक, सत्यवान के मकान से 
नरेन्द्र के मकान से पूर्व दिशा में मुड़ते हुये , बाईपास रोड़ के संगम तक, बाईपास रोड़ से हांसी की ओर चलते हुये सतबीर के 
मकान तक, सतबीर के मकान से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए दीपचन्द के मकान के आगे से होते हुए प्रेम पण्डित के 
मकान के कोने तक , जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 05 : - हंशराज खुराना के मकान से आरम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुये हांसी रोड़ को पार करते हुये 
ओमप्रकाश के मकान तक , ओमप्रकाश के मकान से धर्म सिंह कनैक्टर के मकान तक , धर्म सिंह के मकान से पूर्व दिशा की ओर 
चलते हुये बाईपास रोड़ को पार करते हुये पुर रोड़ तक , पुर रोड़ पर पुर की ओर जाते हुये स्कूल के साथ से होते हुये नगर 
पालिका की सीमा के संगम तक सीमा के साथ - साथ दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये भिवानी रोड़ के संगम तक , भिवानी रोड़ 
से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये रेलवे लाईन के संगम तक , उक्त संगम से रेलवे लाईन के साथ - 2 हांसी की ओर चलते 
हुये तोशाम फाटक तक , उक्त फाटक से पूर्व की ओर चलते हुये भिवानी रोड़ के संगम तक , उक्त संगम से रोड़ के साथ - 2 
शहर की ओर चलते हुये गक्खड़ जनरल स्टोर के कोने तक, उक्त स्टोर से रामकिशन काजल के मकान के कोने तक , उक्त 
कोने से उत्तर की ओर चलते हुये हंशराज खुराना के मकान के कोने तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 06 : - गोपी जनरल स्टोर के सामने से आरम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुये रामकिशन काजल के मकान के 
सामने से होते हुये हांसी - भिवानी के संगम तक , उक्त रोड़ पर भिवानी की ओर चलते हुये कृष्ण ठाकर की दुकान के कोने 
तक, उक्त दुकान से पश्चिम की ओर चलते हुये जीताराम के मकान के सामने से होते हुये जयदयाल महता के मकान के 
सामने तक, उक्त मकान से पश्चिम की ओर चलते हुये डा0 जगन्नाथ के मकान तक, उक्त मकान से नानक के मकान तक, 
नानक के मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये अशोक महाजन की दुकान तक , उक्त दुकान से उत्तर दिशा की ओर 
चलते हुये गंगालू पंडित के मकान तक, उक्त मकान के सामने से बाबा रामस्वरूप मन्दिर से होते हुये उत्तर पूर्व की दिशा की 
ओर गोपी जनरल स्टोर के सामने तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 07 : - पंजावा वाली गली से पश्चिमी कोने से आरम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुये हांसी - भिवानी रोड़ के 
संगम तक , उक्त रोड़ पर भिवानी की ओर चलते हुये धर्मशाला वाली गली के कोने तक , उक्त गली से पश्चिम दिशा की ओर 
चलते हुये हंशराज खुराना की दुकान के सामने तक, उक्त दुकान से दक्षिण की ओर चलते हुये सत्यवान के मकान तक , 
सत्यवान के मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये गोपी राम की दुकान तक , उक्त दुकान से उत्तर की ओर चलते हुये 
नरेन्द्र सोनी के मकान के आगे से होते हुये पड़ितों के दरवाजे के कोने तक, उक्त दरवाजे से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये 
शीला देवी के मकान के आगे से होते हुये सुभाष सैनी के मकान के कोने तक , उक्त मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते 
हुये सुरजभान के मकान के सामने तक, उक्त मकान से तिलकराज के मकान के सामने तक, उक्त मकान से उत्तर दिशा की 

ओर चलते हुये पंजावा वाली गली के संगम तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 08 : - बाल्मिकी धर्मशाला के कोने से आरम्भ होकर सुरेन्द्र के मकान तक , उक्त मकान से आरम्भ होकर मुन्नीराम के 
मकान तक, उक्त मकान से आरम्भ होकर सुनील के मकान तक , उक्त मकान से नरेन्द्र की दुकान तक, उक्त दुकान से 
जयपाल के मकान के सामने तक , उक्त मकान से बजरंग के मकान के सामने तक उक्त मकान से पंड़ितों के दरबाजे के 
सामने तक उक्त दरवाजे से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये प्रधान ठाकर के मकान तक , उक्त मकान से दक्षिण दिशा की 


HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), JAN. 19 , 2018 (PAUS . 29, 1939 SAKA) 


207 


ओर चलते हुये पुराने प्राईवेट स्कूल के कोने तक, उक्त कोने से रिंकू के मकान तक, उक्त मकान से मामन पंडित के मकान 
तक, उक्त मकान से उत्तर की ओर चलते हुये ओमपाल के मकान के आगे से होते हुये बाल्मिकी धर्मशाला के कोने तक , 
जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 09 : - लीलू फौजी के मकान के कोने से आरम्भ होकर गुलजारी के मकान तक, उक्त मकान से धर्मशाला के कोने 
तक, उक्त कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुये सतबीर के मकान के सामने से होते हुये राधेश्याम के मकान तक , उक्त 
मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये मदन गुज्जर के मकान तक , उक्त मकान से पश्चिम दिशा में ही चलते हुये 
बिसम्बर पंडित के मकान तक , उक्त मकान दक्षिण दिशाा वाली गली से चलते हुये रेलवे लाईन के संगम तक, लाईन से लाईन 
के साथ - साथ हांसी की ओर चलते हुये विरेन्द्र उर्फ बब्लू के मकान तक , उक्त मकान से लीलू फौजी के मकान तक, जोकि 
प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 10 : - बिसम्बर पंडित के मकान के सामने वाले कोने से आरम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुये नाई की दुकान 
के आगे से होते हुये राधे बनिया के मकान को पार करते हुये रमेश सोनी की दुकान तक, उक्त दुकान से उत्तर दिशा की ओर 
चलते हुये रत्न सिंह के मकान तक , उक्त मकान से नरेन्द्र सोनी के मकान तक , उक्त मकान से प्रेम छाबड़ा की दुकान तक 
उक्त दुकान से मोहन सोनी की दुकान तक, उक्त दुकान से बड़ा गोरवा ( राजपूत मौहल्ला ) तक, उक्त गोरवा से स्कूल के आगे 
से होते हुये रेलवे लाईन तक, लाईन के साथ - साथ हांसी की ओर चलते हुये गोपाल के मकान तक , उक्त मकान से उत्तर 
दिशा में चलते हुये बिसम्बर पंडित के मकान के सामने तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 11 : - बड़ा गोरवा बेदलसिंह के मकान से आरम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुये विक्रम की दुकान के कोने 
तक , उक्त दुकान से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये जग्गू महता के मकान तक , उक्त मकान से पूर्व दिशा में चलते हुये 
जयदयाल महता के मकान तक, उक्त मकान से मग्गी की दुकान से आगे से होते हुये भिवानी रोड़ के संगम तक, उक्त रोड़ 
पर भिवानी की ओर चलते हुये परशुराम भवन के दक्षिणी कोने तक, उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये सरदार की 
चक्की के आगे से होते हुये , जनरल हस्पताल के दक्षिण पश्चिमी कोने तक , उक्त कोने से उतर की ओर चलते हुये नत्थू की 
दुकान के सामने वाले कोने तक, उक्त दुकान से पश्चिमी दिशा की ओर चलते हुये सेवाराम के मकान के सामने से होते हुये 
हरिजन धर्मशाला तक, उक्त धर्मशाला से महीपाल के मकान रेलवे लाईन के संगम तक , रेलवे लाईन पर हांसी की ओर चलते 
हुये स्कूल वाली गली के कोने तक , उक्त गली से स्कूल के आगे से होते हुये बड़ा गोरवा ( बड़ा गोरवा बेदलसिंह ) तक , जोकि 
प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 12 : - हरिजन धर्मशाला के सामने से आरम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुये सेवाराम के मकान के आगे से 
होते हुये नत्थूराम की दुकान तक , उक्त दुकान से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये जनरल हस्पताल के कोने तक , उक्त कोने 
से हस्पताल के पीछे वाली गली से उतर दिशा की ओर चलते हुये सरदार की चक्की के आगे से होते हुये भिवानी रोड़ के 
संगम तक , उक्त रोड़ पर भिवानी की ओर जाते हुये तोशाम रोड़ ( एफ . सी . गौदाम रोड़) के संगम तक, उक्त रोड़ पर तोशाम 
की ओर चलते हुये रेलवे फाटक के संगम तक, रेलवे लाईन के साथ - साथ हांसी की ओर चलते हुये महीपाल के मकान के 
सामने तक , उक्त मकान से हरिजन धर्मशाला के सामने तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 13 : - जगदीश के मकान से आरम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुये रेलवे लाईन के संगम तक , रेलवे लाईन 
के साथ - साथ भिवानी की ओर चलते हुये नगरपालिका सीमा के संगम तक , नगरपालिका सीमा के साथ - साथ पश्चिम दिशा 
की ओर चलते हुये बलियाली रोड़ के संगम तक उक्त रोड़ पर उतर दिशा की ओर चलते हुये तोशाम रोड़ को पार करते हुये 
जगदीश के मकान तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 14 : - नगर पालिका की पश्चिम सीमा गली के संगम से आरम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुये हनुमान 
मन्दिर के सामने वाले कोने तक , उक्त कोने से उतर की ओर वाली गली से चलते हुये रेलवे लाईन फाटक के संगम तक, 
उक्त रेलवे लाईन के साथ - 2 भिवानी की ओर चलते हुये बंद फाटक से आगे वाली गली के कोने तक , उक्त गली से पश्चिम 
की ओर चलते हुये बलियाली रोड़ के संगम तक, उक्त संगम से बलियाली रोड़ पर बलियाली की ओर चलते हुये बलियाली 
रोड़ पर नगरपालिका की सीमा के संगम तक, उक्त संगम से सीमा के साथ - साथ पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये नगर 
पालिका सीमा के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक, उक्त कोने से उतर दिशा की ओर सीमा के साथ - साथ चलते हुये सीमा व गली 
के संगम पीरदान के मकान तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 15 : - दादी गौरी मन्दिर रोड़ पर नगर पालिका सीमा से आरम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुये रेलवे लाईन 
के संगम तक , रेलवे लाईन के साथ - साथ भिवानी की ओर चलते हुये रेलवे फाटक तक, उक्त फाटक से दक्षिण दिशा में चलते 
हुये हनुमान मन्दिर के कोने तक , उक्त कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये नगर पालिका सीमा के संगम तक , उक्त 
संगम से उतर दिशा में सीमा के साथ - साथ चलते हुये दादी गौरी मन्दिर रोड़ के संगम तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 


आनन्द एम. शरन 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


208 


HARYANA GOVT. GAZ. ( EXTRA.), JAN . 19 , 2018 (PAUS. 29, 1939 SAKA ) 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 19th January , 2018 
No. 18 / 175 /2017 - 3C1. - In pursuance of the provisions of Rule - 10 of the Haryana Municipal Delimitation of 
Ward Rules, 1977 and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department Notification 
No. 18 / 175/ 2017 - 3C1, dated 18th December, 2017 and in supersession of all previous orders/notifications issued in 
this behalf, the Governor of Haryana hereby publish the delimitation of the wards of Municipal Committee, 
Bawani Khera , District – Bhiwani as under : 


Schedule of Boundaries 
Ward No. 01 :- Starting point is North west corner ofMC Boundary towards east direction along with MC boundary 
up to Hansi Road junction on Hansi Road towards the city till Hansi Chungi. Now from Hansi Chungi to Southern 
side across the Jamalpur Road , in front of Balmiki Dharamshala up to the chowk opp . House of Maman Pandit . Now 
from this Chowk towards Western side till Dharmshala corner, now from this point towards North side till in front of 
house of Guljari now from house ofGuljari towards Western side till house of Ram Kishan Saini, now from house of 
Ramkishan Saini towards Southern side of till the junction of Railway line . Now towards Western side along with 
DadiGoriMandir Road till the Municipal limit. Toward North side along with MC limit upto the joining of Jamalpur 
Road , now from this point towards the Western side till the MC boundary . Now along with MC boundary towards 
North side till the North west corner which is the initial point. 
Ward No. 02 : - Starting point is the street corner of Surender Balmiki, now towards East side upto the joining of 
Hansi- Bhiwani Road , now on this Road towards Bhiwani side upto the corner street of Pajawa, from this point 
towards Western side upto the corner of first street, now towards Southern side upto the street corner of 
H /o Tilakraj, from this point towards the Southern side up to the H /o Surajbhan , from this point till P / o Ram Kishan , 
from this point towards Southern side up to the corner of Darwaja of Pandit, from this point towards Western side up 
the H /o Bajrang . From this point towards North side up to the H / o Jaipal from this point towards Western side up to 
the H /o Ashok . From this point up to the H / o Ramphal, from this point up to the H /o Mahender from this point 
towards North side till the H / o Muni Ram from this point towards Western side upto the corner of Balmiki 
Dharmshala , now from this corner towards North side upto the street corner of H / o of Surender Balmiki, which is the 
initial point. 
Ward No. 03 :- Starting point from M .C . boundary at Hansi Road along with M .C . boundary towards eastern side till 
the junction Kheri Daulatpur Road, from this point towards southern side along with Road , now towards western side 
up to the H /o Prem Pandit, from this point southern side in front of H / o Deep Chand till the H /o Satbir at bye - pass 
Road junction , from this point towards the Bhiwani side till the H /o Hawa Singh, from this point towards western 
side up to the H /o Sube Ram till corner of H /o Satyawan , from this point towards southern side up to the 
H / o Dalbir , from this point towards western side up to the H /o Dharm Singh (Conductor ) from this point up to the 
H /o Om Parkash , from this point towards western side across the Hansi Road till the corner of school, from this 
corner towards north side back side the gali of Gurudwara till the junction of Hansi Road , on Hansi Road towards 
Hansi up to the H /o Shiv Kumar to H /o Deshraj, now from this point junction of bye - pass Road on bye - pass Road 
towards Hansi till the boundary of M .C ., which is the starting point. 
Ward No. 04 : - Starting point from H /o Prem Pandit at Kheri Daulatpur Road towards the eastern side up to the M . C . 
boundary and along with M .C . boundary towards southern side across the Pur Road back side of Pvt. School towards 
the turn western side up to the junction of Pur Road from this point towards the city junction of Bye pass Road , on 
Bye pass Road towards Hansi till the junction of Mandir wali gali , from this point western side up to the H /o Dalbir 
to H /o Satyawan to H /o Narender towards turns eastern side at the junction of bye - pass Road , from this point towards 
Hansi up to the H / o Satbir , from this point towards north side in front of H /o Deep Chand, till the corner of H /o Prem 
Pandit, which is the starting point. 
Ward No. 05 :- Starting point from H /o of Hansraj Khurana , from this point towards Eastern side across the Hansi 
Road up to the H /o Om Parkash to H /o Dharm Singh (Conductor) from this point towards Eastern side across the Bye 
pass Road till Pur Road , from this point towards Pur side along with the school till theMC boundary ,Now along with 
MC boundary towards Southern side till the junction of Bhiwani Road .Now from this point towards Western side 
upto the joining of Railway line , now form this point along with Railway line towards Hansi side upto the Tosham 
Road Fatak , now form this point towards Eastern side upto the joining of Hansi- Bhiwani Road , now form this point 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), JAN . 19 , 2018 (PAUS. 29 , 1939 SAKA ) 


209 


along with Hansi-Bhiwani Road towards city side upto the corner of Gakhar general store , from this point upto the 
H /o Ram Kishan Kajal, from this point towards North side upto the H /o Hansraj Khurana , which is the initial point. 
Ward No. 06 : - Starting point is in fornt of GopiGeneral store corner, from this point Eastern side , across the H /o 
Ram Kishan Kajal, upto the joining of Hansi - Bhiwani Road , now form this point towards Bhiwani side , upto the shop 
corner of Krishan Thakur, now form this point Western side across the H /o Jita Ram , in front of JaidayalMehta, now 
form this point towards Western side upto H /o Jagannath , now form this point up to the H /o Nanak , now form this 
point towards Western side , upto the shop of Ashok Mahajan , now form this point towards Northem side , upto the 
H /o Gangalu Pandit , now form this point across the Baba Ram Sawroop Mandir towards Eastern side , upto the Gopi 
General store , which is the initial point. 
Ward No. 07 :- Starting point is Western street corner of Pajawa wali gali , from this point towards Eastern side upto 
the joining of Hansi-Bhiwani Road , from this point towards Bhiwani side, upto the street corner of Dharmshala wali 
gali, now form this point towards Western side , upto the shop of Hansraj Khurana , now form this point towards 
Southern side, up the H /o Satyawan , now form this point towards Western side, upto the shop of Gopi Ram , now 
form this point towards Northern side across H /o Narender Soni up to the corner of Pandito s Darwaja , from this 
point towards North side in front of the H /o Shila Devi till corner of H /o Subhash Saini, from this point towards 
Western side opp . side of H /o Surajbhan ,from this point opp . side of H /o Tilakraj, now form this point towards 
Northern side, upto the joining of Pajawa wali street, which is the initial point. 
Ward No. 08 :- Starting point is corner of Balmiki Dharmshala up to the H /o Surender. From this point up to the H /o 
Muni Ram , from this point up to H /o Sunil. From this point up to shop of Narender from this shop opp . the H /o 
Bajrang , from this point opp . the Pandito s Darwaja , from this point towards Western side up to H /o Pardhan Thakur , 
from this point towards Southern side up to the corner of old Pvt. School, from this corner up to the H /o Rinku , from 
this point up to the H / o Maman Pandit from this point towards North side in front of H /o Ompal till the corner of 
Balmiki Dharmshala , which is the initial point. 
Ward No. 09 :- Starting point is corner Lilu Ram Fauji up to the H /o Guljari, from this point up to corner of 
Dharmshala , from this point towards Eastern side in front of H /o Satbir till H /o Radheysham , from this point towards 
Western side till H /o Madan Gujjar, from this point towards Western till H /o Bisember Pandit, from this point in 
street of Southern side till the joint of Railway line , from this point towards Hansi side along with Railway line till the 
H /o Virender (Bablu ), from this point up to the H / o Lilu Fauji, which is the initial point. 
Ward No. 10 :- Starting point is in front the corner of H /o Bisember Pandit towards the Eastern side in front of hair 
saloon across the H /o Radhe Baniya till the shop of Ramesh Soni, from this point towards Northern side up to the H /o 
Rattan Singh , from this point up to the H /o Narender Soni, from this point till the shop of Prem Chabra , from this 
shop up to the shop of Mohan Soni, from this point up to the Bra Gorva (Rajput Mohalla ) from this point in front of 
school till the joint of Railway line , from this point towards Hansi side along with Railway line till the H / o Gopal, 
from this point towards Northern side till the H /o Bisember Pandit which is the initial point. 
Ward No. 11 :- Starting point is Bra Gorva H /o Bedal Singh , from this point towards Eastern side shop corner of 
Vikram Singh , now form this point towards Northern side upto the H /o Jaggu Mahta , from this point towards the 
Eastern side till the H /o Jai Dayal Mehta , from this point across the Maggi Shop upto the joining of Hansi- Bhiwani 
Road , now from this point towards Bhiwani side till the Southern corner of Parsuram Bhawan , from this point 
walking towards Southern side in front of Sardar ki Chakki till the Southern , Western , corner of General Hospital, 
from this point walking on North side in front the H /o Nathu ram , now form this point towards Western side across 
the H / o Sewa Ram upto the Harijan Dharmshala , from this point till the H /o Mahipal & junction of Railway line, 
from this point towards Hansi side along with Railway line till the corner school s street from this street in front of 
school till the Gorva (Bedal Singh ), which is the initial point. 
Ward No. 12 :- Starting point is in front of Harijan Dharmshala towards Eastern side up to H /o Sewa Ram to shop of 
Nathu ram , from this point towards Southern side corner of General Hospital, now from this point street of hospital 
back side towards Northern side across the Sardar ki Chakki, till the joining of Hansi -Bhiwani Road , from this point 
on this Road towards Bhiwani side till the joining of Tosham Road ( FC Godam Road ) from this point towards 
Tosham side upto the joining of Railway Fatak , now along with Railway line towards Hansi side before the street of 
across the Railway line Fatak till the H /o Mahipal, Now from this point till the opp. of Harijan Dharmshala , which is 
the initialpoint. 
Ward No. 13 :- Starting point is H /o Jagdish towards Eastern side upto the joining of Railway line , from this point 
along with Railway line towards Bhiwani side upto the joining of MC boundary towards Western side join the Balyali 
Road on this Road towards Northern side across the Tosham Road till the H /o Jagdish , which is the initial point. 


210 


HARYANA GOVT. GAZ. ( EXTRA.), JAN . 19 , 2018 (PAUS. 29, 1939 SAKA ) 


Ward No. 14 :- Starting point is joining of street & Western MC boundary towards Eastern side across the H /o 
Pirdhan , up to the front corner of Hanuman Mandir , from this point towards Nothern side , upto the joining of Railway 
Line, from this point along with the Railway line towards the Bhiwani side upto the next street corner of closed Fatak , 
now form this point towards Western side upto the joining of Balyali Road , from this point on Balyali Road towards 
Balyali side at joining of MC boundary and along with MC boundary towards Western side till the south Western 
corner of MC boundary from this corner towards Northern side along with the MC boundary till the joining of street , 
which is the initial point. 
Ward No. 15 :- Starting point is MC boundary on Dadi Gori Mandir , towards Eastern side upto the joining of 
Railway line and along with Railway line towards Bhiwani side up to the Railway Fatak , from this point towards 
Southern side up to the Hanuman Mandir , from this point towards Western side, upto the joining ofMC boundary, 
from this point towards Northern side till the Dadi GoriMandir Road , which is the initial point. 


ANAND M . SHARAN , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


55931 — C . S . - H .G .P ., Chd . 


